रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


a 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 31 , 2017 / चैत्र 10 , 1939 
NEW DELHI , FRIDAY, MARCH 31 , 2017/ CHAITRA 10, 1939 


सं . 133 ] 
No. 133 ] 


भारतीय खाद्य निगम 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017 


सं . 115 


सं. ईपी- 7( 1)/ 2016 - खाद्य निगम अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37वां ) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 
केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृन्द) विनियम , 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम 
एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः 


1 . संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभः 
(i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृन्द) ( दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 कहे जाएंगे । 
( ii ) ये सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे । 
2. परिभाषाः इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वहीं होगा जैसा कि खाद्य निगम 

अधिनियम , 1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द ) विनियम , 1971 में दिया गया है । 
3. निम्नलिखित नोट भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृन्द) विनियम , 1971 (परिशिष्ट -I) के पार्ट | में सभी संवर्गों/ पदों के प्रति 

टिप्पणी कॉलम में शामिल किया जाएगाः 
" कर्मचारियों या उनके पति / पत्नी / पारवारिक सदस्यों इत्यादि द्वारा बनाई गई एसोसिएशन / गैर - सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा 
ठेकेदारों, विक्रेताओं, ग्राहकों अथवा अन्य व्यक्तियों से जिनके भारतीय खाद्य निगम के साथ वाणिज्यिक संबंध है सरकारी डीलिंग 
करते हैं , उनसे दान /विज्ञापन / स्पॉन्सरशिप इत्यादि प्राप्त करने को कदाचार माना जाएगा । " 


के. दमयंती, सचिव 

[विज्ञापन -III / 4/ असा./ 480 / 16] 
टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08 .05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे तथा तदनुरूप 

अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए । 
1841 GI/2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC. 4 ] 


क्र . सं . 


दिनांक 
15. 05 . 2007 
14. 02. 2009 


6. 

7. 
___ 8. 

9 . 
10 . 
11 . 


शीर्षक 
भा . खा . नि ., ( कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन ) विनियम , 2007 
भा . खा . नि ., ( कर्मचारीवृन्द ) ( पहला संशोधन ) विनियम , 2009 
भा . खा . नि ., ( कर्मचारीवृन्द ) ( पहला संशोधन ) विनियम , 2010 
भा . खा . नि ., ( कर्मचारीवृन्द ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम , 2010 
भा . खा . नि ., ( कर्मचारीवृन्द ) (तीसरा संशोधन ) विनियम , 2010 
भा . खा . नि ., ( कर्मचारीवृन्द) ( चौथा संशोधन) विनियम, 2010 
भा . खा . नि ., ( कर्मचारीवृन्द ) ( पहला संशोधन ) विनियम , 2011 
भा . खा . नि .,( कर्मचारीवृन्द ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम , 2011 
भा . खा. नि .,( कर्मचारीवृन्द) ( तीसरा संशोधन ) विनियम , 2011 
भा . खा . नि ., ( कर्मचारीवृन्द ) (पहला संशोधन ) विनियम , 2013 
भा . खा . नि ., ( कर्मचारीवृन्द ) ( पहला संशोधन ) विनियम , 2014 
भा . खा . नि ., ( कर्मचारीवृन्द ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम , 2014 
भा . खा . नि ., ( कर्मचारीवृन्द ) (पहला संशोधन ) विनियम , 2015 
भा . खा . नि ., (कर्मचारीवृन्द ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम, 2015 
भा . खा. नि ., (कर्मचारीवृन्द) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 
भा . खा . नि ., ( कर्मचारीवृन्द ) (पहला संशोधन ) विनियम , 2016 
भा . खा. नि ., (कर्मचारीवृन्द) ( दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 


20 .03. 2010 
16.07. 2010 
20 .07. 2010 
23. 11. 2010 
13.04. 2011 
24. 06. 2011 
24. 06. 2011 
27. 06. 2013 
16. 07. 2014 
16.07. 2014 
06. 04. 2015 
29 .05. 2015 
13. 07 . 2015 
27.04.2016 
01.08. 2016 


12. 


13. 
14. 
15 . 

16. 
| 17 . 


FOOD CORPORATION OF INDIA 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 6th March , 2017 


No. 115 


No. EP -7 ( 1) 2016 . - In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 
1964 ) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the 
following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely : 

Short Title and Commencement: 
(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India ( Staff ) ( Second Amendment) 

Regulations, 2017 

These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette . 
Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in this Regulations shall 
have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of 

India (Staff ) Regulations, 1971. 
___ The following provision shall be inserted inthe section - 4 Conduct Regulation as Regulation 43 – A 

of Food Corporation of India (Staff), Regulations, 1971: 
“ Obtaining donations/ advertisement/ sponsorship etc. by association /NGO s formed by either employees 
or their spouse /family members etc. from the contractors, vendors , customers or other persons having 
commercial relationship /officials dealing with FCI will be treated as misconduct” 

K . DAMYANTHI, Secy. 

[ ADVT .-III/ 4/ Exty./ 480 /16 ] 
Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8 -5 - 1971 and 

subsequently have been amended being lastly vide: 


3. 


[ TT III , qu5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sl. No. 


Dated 


15 .05 . 2007 
14 .09 . 2009 


3. 


20 .03 . 2010 


16 .07. 2010 
20 .07 .2010 
23.11. 2010 


13 .04 .2011 


24. 06 . 2011 


Title 
FCI (Staff ) (1st Amendment) Regulations, 2007 
FCI (Staff ) ( 1st Amendment) Regulations, 2009 
FCI ( Staff) (1st Amendment) Regulations, 2010 
FCI ( Staff) ( 2nd Amendment) Regulations, 2010 
FCI ( Staff) ( 3rd Amendment) Regulations, 2010 
FCI ( Staff) (4th Amendment) Regulations, 2010 
FCI (Staff) ( 1st Amendment) Regulations, 2011 
FCI ( Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2011 
FCI (Staff ) (3rd Amendment) Regulations, 2011 
FCI (Staff ) (1st Amendment) Regulations, 2013 
FCI (Staff ) (1st Amendment) Regulations, 2014 
FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2014 
FCI (Staff) ( 1st Amendment) Regulations, 2015 
FCI (Staff ) (2nd Amendment) Regulations, 2015 
FCI (Staff ) ( 3rd Amendment) Regulations, 2015 
FCI ( Staff ) ( 1st Amendment) Regulations, 2016 
FCI (Staff ) ( 2nd Amendment) Regulations, 2016 


24 .06 .2011 


27 .06 .2013 


11. 


16 . 07 . 2014 


12. 


16 .07.2014 


06 .04 . 2015 


13 . 
14 . 
15. 


29.05 .2015 


13 .07. 2015 


27 .04. 2016 
01.08 .2016 


17 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .04 .03 
12:00 :47 + 05 30 


